. 


. 


. . . . 

. . 
NONSARI 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 

16 माघ 1935 ( २० ) 
राँची, बुधवार 

5 फरवरी, 2014 ( ई० ) 

विषय - सूची 
पृष्ठ 


संख्या 6 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 87 - 90 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी ., बी . ए , 
बी .एस. सी ., एम . ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी .ई.,डिप० -इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग- 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9 - विज्ञापन 
भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग- 9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


88 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 5 फरवरी, 2014 

विधि ( न्याय) विभाग 


अधिसूचना 

31 जनवरी , 2014 
संख्या - बी01विधि ( कोर्ट गठन ) - 2802013- 161 -- जे0 -- माननीय झारखण्ड उच्च 
न्यायालय के अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद , झारखण्ड सरकार की स्वीकृति के आलोक में झारखण्ड 
राज्य के सभी न्यायमंडलों के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश - 1 एवं न्यायायुक्त -1 राँची के 
न्यायालय को अगले आदेश तक लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम , 2012 की 
धारा - 28 के अंतर्गत विशेष न्यायालय पदभिहित ( क्मेपहदंजम ) किया जाता है । 
2 . विशेष न्यायालयों के लिए पदभिहित ( क्मेपहदंजम ) किये जाने वाले जिला एवं अपर सत्र 
न्यायाधीश - 1 एवं न्यायायुक्त -1 राँची के पदों के संधारण हेतु अलग से वेतनादि का भुगतान 
नहीं किया जाएगा। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

बी० बी० मंगलमूर्ति , 
सरकार के सचिव- सह-विधि परामर्शी , 
विधि ( न्याय ) विभाग, झारखण्ड , राँची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 5 फरवरी, 2014 


89 


अधिसूचना 
31 जनवरी , 2014 


संख्या - बी0विधि ( कोर्ट गठन ) - क - 072013 - 162 जे0 -- माननीय झारखण्ड उच्च 
न्यायालय के अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद , झारखण्ड सरकार की स्वीकृति के आलोक में झारखण्ड 
राज्य के सभी न्यायमंडलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायायुक्त , राँची के 
न्यायालय को अगले आदेश तक राष्ट्रीय जाँच अभिकरण ( एन0आई0ए0 ) अधिनियम , 2008 
की धारा -22 के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय पदभिहित 
( क्मेपहदंजम ) किया जाता है । 
2 . विशेष न्यायालयों के लिए पदभिहित ( क्मेपहदंजम ) किये जाने वाले प्रधान जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायायुक्त , राँची के पदों के संधारण हेतु अलग से वेतनादि का भुगतान नहीं 
किया जाएगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

बी० बी० मंगलमूर्ति , 
सरकार के सचिव- सह-विधि परामर्शी , 
विधि ( न्याय ) विभाग, झारखण्ड, राँची । 


90 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 5 फरवरी, 2014 

प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं AJAY KUMAR LAL DAS पुत्र SHOBHAKANT LAL DAS शपथ 
पत्र सं० 7 दिनांक 1 फरवरी , 2014 द्वारा AMARENDRA KUMAR LAL DAS के नाम से 
जाना जाऊँगा AJAY KUMAR LAL DAS तथा AMARENDRA KUMAR LAL DAS दोनों 
एक ही व्यक्ति का नाम है । 


AMARENDRA KUMAR LAL DAS 

Qr . No . 65, XN Type, 
Road No. 21, SIDHGORA, 
P .O .- AGRICO , 
P. S.- SIDHGORA, JAMSHEDPUR, 
DISTT .- EAST SINGHBHUM, 
JHARKHAND 
PIN- 831009 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 6 - 50 | 


